निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 माघ 1932 ( श O ) 
पटना, शुक्रवार , 4 फरवरी 2011 


( सं o पटना 29 ) 


समाज कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
24 जनवरी 2011 


सं 0 स0 क 0 स्था0-10-84 / 2008-350 - स0 क 0 — सुश्री वन्दना ओझा, पिता - श्री कृष्णकांत ओझा, स्थायी 
पता- शशी निवास, स्टेशन रोड, पोस्ट - आरा , जिला - भोजपुर को समाज कल्याण विभाग, बिहार , पटना के 
अधिसूचना संख्या-794, दिनांक 07 मार्च 2008 द्वारा समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत बाल विकास 
परियोजना पदाधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्षों के परीक्ष्यमान अवधि के लिए नियुक्त करते हुए बाल 
विकास परियोजना, जमालपुर , मुंगेर में पदस्थापित किया गया था । उन्होनें योगदान की निर्धारित तिथि से दो माह 
विलम्ब से दिनांक 29 मई 2008 को जिला पदाधिकारी, मुंगेर के समक्ष योगदान किया । उन्होनें विपार्ड बिहार , पटना 
में प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद कोषागार प्रशिक्षण तथा जिला समाहरणालय के विभिन्न कार्यालयों के प्रशिक्षण प्राप्ति के 
कार्य अवधि के दौरान ही विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु दिनांक 04 अगस्त 2008 को असाधारण 
अवकाश आवेदन देकर बिना स्वीकृति अनुमति प्राप्त किये पद को छोड़ दिया और अपने निर्धारित मुख्यालय से 
अवकाश में चली गयी । उन्होनें दो वर्षों से अधिक के बाद दिनांक 20 सितम्बर 2010 को समाज कल्याण विभाग 
( मुख्यालय) में योगदान किया । लम्बी अवधि तक बिना अनुमति के कर्त्तव्य से विमुख रहने के कारण सुश्री वंदना 
ओझा का योगदान अस्वीकृत करते हुए उनसे परीक्ष्यमान अवधि को " क्यों नहीं समाप्त कर दिया जाय ", से संबंधित 
कारणपृच्छा मांगी गयी । सुश्री वंदना ओझा द्वारा समर्पित कारण पृच्छा से ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया गया जिससे 
उनके विरूद्ध स्थापित प्रतिकूल आचरणों की संदिग्धता प्रमाणित हो । अतः इनका कारणपृच्छा दिनांक 18 अक्तूबर 
2010 अस्वीकृत किया गया । सुश्री वंदना ओझा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जमालपुर, मुंगेर बिना विधिवत 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 फरवरी 2011 
अवकाश स्वीकृति के अपने पद का परित्याग करने की दोषी हैं । इनका आचरण एक परीक्ष्यमान पदाधिकारी के 
प्रतिकूल रहा है । 

अतः राज्य सरकार के निर्णयानुसार सुश्री वन्दना ओझा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जमालपुर , 
मुंगेर की परीक्ष्यमान अवधि को समाप्त (टर्मिनेट ) किया जाता है । फलस्वरूप सुश्री ओझा, बाल विकास परियोजना 
पदाधिकारी तत्कालिक प्रभाव से सेवा से मुक्त समझी जाएगी । 

सुश्री वन्दना ओझा की योगदान की तिथि 29 मई 2008 से दिनांक 03 अगस्त 2008 तक का वेतन - भत्ता 
देय होगा । दिनांक 04 अगस्त 2008 से चूंकि वे पद छोड़कर चली गयी इसलिए उक्त तिथि के बाद के लिए कुछ 
भी देय नहीं होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


जवाहर प्रसाद , 


सरकार के उप- सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 29-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


